रजिस्ट्री सं. डीएल--- (एन) 04/0007/2003—21 


REGISTERED No.—DL—(N) 04/0007/2003—21 


<iIstda 


Sita a 
She Gazette of Gndia 


सी.जी.-डी.एल.-सा.-11092021-229554 
CG-DL-W-11092021-229554 


areateeh/ WEEKLY 
प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


a. 37] नई दिल्‍ली, शनिवार, सितम्बर 11--सितम्बर 17, 2021 (भाद्रपद 20, 1943) 
No. 37] NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 11—SEPTEMBER 17, 2021 (BHADRA 20, 1943) 


इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके। 


(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation) 


भाग I—avs 2 
[PART I—SECTION 2] 


[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी 
अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्‍नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं] 


[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leaves etc. of Govt. Officers issued by the 
Ministries of the Govt. of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court] 


राज्य सभा सचिवालय 
नई दिल्‍ली-110001, दिनांक 1 सितम्बर 2021 


सं. आर.एस. 36/1/2017-86-कार्मिक--.श्री देश दीपक वर्मा, भा. प्र.से. (सेवानिवृत्त) ने दिनांक 31 अगस्त, 2021 के अपराहन से राज्य 
सभा के महासचिव के पद का कार्यभार त्याग दिया है। 


अमित कुमार, उप सचिव 


सं. आरएस/20/2021/89-कार्मिक--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर श्री तरुण कुमार धूपर, अधिशासी अधिकारी 
31 अगस्त 2021, के अपराहन से सेवा निवृत्त हो गये हैं। 


अमित कुमार, उप सचिव 


नई दिल्‍ली-110001, दिनांक 1 सितम्बर 2021 


सं. आरएस/ 20/2021/88-कार्मिक--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर श्रीमती पूनम साहनी, निदेशक (= एंड टी) 31 अगस्त 
2021, के अपराहन से सेवा निवृत्त हो गयी हैं। 


चित्रा जी., उप सचिव 


1-232 GI/2021 (653) 


654 >भारत का राजपत्र सितंबर 11, 2021 (भाद्पद 20, 1943) PT --खण्ड2 सितंबर 11, 2021 ( भाद्रपद 20, 1943 भाग [— ais 2 


वित्त मंत्रालय 
(राजस्व विभाग) 
नई दिल्‍ली, दिनांक 4 अगस्त 2021 
सं. 42: (फा. सं. ए. 12026/16/2020-एडी.।)--भारत के राष्ट्रपति भारतीय राजस्व सेवा के निम्नलिखित (सी. एंड आई.टी.) 


अधिकारियों को उनके नाम के सामने उल्लिखित तिथि से और अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, इस विभाग के केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा 
शुल्क बोर्ड में वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी/तकनीकी अधिकारी के पद पर नियुक्त करते हैं। 


क्र. स. | अधिकारी का नाम तैनाती बतौर जिस तारीख से प्रभावी 
1 | पाठिल समीर शिवाजीराब (2016/8495) तकनीकी अधिकारी (टीआरयू) 19.11.2020* 
2 | दिव्यलोक (2016/8437) तकनीकी अधिकारी (टीआरयू) 16.11.2020* 
3 | निदिश विनायक सिंघल (2014/7009) वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी (डीबीके) 20.11.2020* 


*संबंधित पद पर ओएसडी के रूप में नियुक्ति की तिथि 


राजेंद्र कुमार, अवर सचिव 


सं. 47: (फा. सं. ए. 19013/22/2020-एडी.।)--भारत के राष्ट्रपति, श्री सौरभ जैन, आई.आर.एस. (आई.टी.:16060) को 
दिनांक 02.08.2021 (अपराहन) से अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, तीन वर्षों की अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति के आधार पर केंद्रीय प्रत्यक्ष 
कर बोर्ड, राजस्व विभाग में अवर सचिव [आई.टी.ए.।] के पद पर नियुक्त करते हैं। 


राजेंद्र कुमार, अवर सचिव 


दिनांक 11 अगस्त 2021 


सं. 46: (फा. सं. ए.19013/33/2021-प्रशा.1)--भारत के राष्ट्रपति, श्री पीयूष कुमार अंकित, भारतीय राजस्व सेवा (सी एवं आईटी: 
2016) को दिनांक 04.08.2021 (अपराह्न) से और अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड 
राजस्व विभाग में तकनीकी अधिकारी (टीआरयू) के रूप में नियुक्त करते हैं। 


राजेंद्र कुमार, अवर सचिव 


दिनांक 16 अगस्त 2021 


सं. 48: (फा. सं. ए. 19013/31/2021-प्रशा.।)--राष्ट्रपति, श्री नीतिन गुप्ता, भारतीय राजस्व सेवा (सी एंड आईटी:2016) को 
दिनांक 05.08.2021 (पूर्वाह्न) से अगले आदेशों तक केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड, राजस्व विभाग में तकनीकी अधिकारी (टीआरयू) 
के पद पर नियुक्त करते हैं। 


राजेंद्र कुमार, अवर सचिव 


दिनांक 1 सितंबर 2021 


सं. 52: (फा. सं. ए-38012/01/2021-प्रशा.।)--राजस्व विभाग में निदेशक (राजभाषा) के तौर पर तैनात श्री सतीश चंद्र, राजभाषा 
सेवा के अधिकारी, अधिवार्षित की आयु होने पर दिनांक 31.08.2021 (अपराहन) को सरकारी सेवा से निवृत्त हो गए हैं। 


राजेंद्र कुमार, अवर सचिव 


सं. 53: (Hr. सं. ए-38011/2/2021-प्रशा.।)--राजस्व विभाग में सदस्य, सीबीडीटी के पद पर तैनात श्री कृष्ण मोहन प्रसाद, भारतीय 
राजस्व सेवा (आईटी) के अधिकारी, अधिवर्षिता की आयु होने पर दिनांक 31.08.2021 (अपराहन) को सरकारी सेवा से निवृत्त हो गए हैं। 


राजेंद्र कुमार, अवर सचिव 


भाग [— ays 2] भारत का राजपत्र, सितम्बर 11, 2021 (भाद्रपद 20, 1943) 655 


सं. 54: (फा. सं. ए-38011/5/2021-प्रशा.।)--राजस्व विभाग में सदस्य, सीबीडीटी के पद पर तैनात सुश्री अनु जे. सिंह, भारतीय 
राजस्व सेवा (आईटी) की अधिकारी, अधिवर्षिता की आयु होने पर दिनांक 31.08.2021 (अपराहन) को सरकारी सेवा से निवृत्त हो गई हैं। 


राजेंद्र कुमार, अवर सचिव 


सं. 55: (फा. सं. ए-38011/3/2021-प्रशा.।)--राजस्व विभाग में सदस्य, सीबीआईसी के पद पर तैनात श्री ओम प्रकाश salts, 
भारतीय राजस्व सेवा (सीएंडसीई) के अधिकारी, अधिवर्षिता की आयु होने पर दिनांक 31.08.2021 को सरकारी सेवा से निवृत्त हो गए हैं। 


राजेंद्र कुमार, अवर सचिव 


दिनांक 2 सितम्बर 2021 


सं. 56: (फा. सं. ए-9011/13/2021 -एडी.।)--भारत के राष्ट्रपति, सुश्री प्रज्ञा सहाय सक्सेना, आईआरएस (आईटी:87004) को भारत 
सरकार के विशेष सचिव की हैसियत से वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग में केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के सदस्य के पद पर, वेतन मैट्रिक्स 
2,25,000/- रु. के लेवल 17 में दिनांक 01.09.2021 से अगले आदेश तक या उनकी सेवानिवृत्ति तक, जो भी पहले हो, नियुक्त करते हैं। 


राजेंद्र कुमार, अवर सचिव 


सं. 57: (फा. सं. ए-19011/6/2021-एडी.।)--भारत के राष्ट्रपति, श्री जे.बी. मोहापात्रा, आईआरएस(आईटी:85031) को भारत 
सरकार के विशेष सचिव की हैसियत से राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय में केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के अध्यक्ष के पद पर, वेतन मैट्रिक्स 
2,25,000/- रु. के लेवल 17 में दिनांक 01.09.2021 (अपराहन) से अगले आदेश तक या उनकी सेवानिवृत्ति तक, जो भी पहले हो, नियुक्त 
करते हैं। 


राजेंद्र कुमार, अवर सचिव 


परमाणु ऊर्जा विभाग 
मुंबई-400 001, दिनांक 2 सितंबर 2021 


सं. 6 (2920)/2021-प्रशा./10317--राष्ट्रपति, परमाणु ऊर्जा विभाग के श्रीमती प्रसन्ना चंद्रशेखर, वरिष्ठ निजी सचिव [वेतन मैट्रिक्स 
का लेवल -9], एईआरबी, मुंबई को दिनांक 25 अगस्त 2021 (Gated) से भावी आदेश होने तक परमाणु ऊर्जा विभाग सचिवालय, मुंबई में 
प्रधान निजी सचिव [वेतन मैट्रिक्स का लेवल-11] के रूप में नियुक्त करते हैं। 


अशोक बी गेरीरा, अवर सचिव 


सं. 6 (2921)/2021-प्रशा./10318--राष्ट्रपति, परमाणु ऊर्जा विभाग के श्रीमती car फर्नांडीस, वरिष्ठ निजी सचिव [वेतन 
मैट्रिक्स का लेवल -9], एचडब्ल्यूबी, मुंबई को दिनांक 27 अगस्त 2021 (Gated) से भावी आदेश होने तक परमाणु ऊर्जा विभाग सचिवालय, 
मुंबई में प्रधान निजी सचिव [वेतन मैट्रिक्स का लेवल-11] के रूप में नियुक्त करते हैं। 


अशोक बी गेरीरा, अवर सचिव 


सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय 
(दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग) 


नई दिल्‍ली, दिनांक 15 अप्रैल 2021 


सं. ए-19011/1/2021-स्था.--कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के पत्र संखया 36/01/2021- Sar (एसएम-|) दिनांक 06 अप्रैल, 2021 
के अनुसरण में, राष्ट्रपति द्वारा सुश्री अंजली भावड़ा, भा.प्र.से. (पंजाब:1988) को दिनांक 08 अप्रैल, 2021 (पूर्वाह्न) से दिव्यांगजन सशक्तिकरण 
विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में सचिव के पद पर नियुक्त किया जाता है। 


सीताराम यादव, उप सचिव 


656 ——O ARMA का राजपत्र सितंबर 11, 2021 (भाद्पद 20, 1943) PT --खण्ड2 सितंबर 11, 2021 ( भाद्रपद 20, 1943 भाग [— ais 2 


नई दिल्‍ली-110003, दिनांक 12 फरवरी 2021 


सं. ए-20011/43/2017-स्था.--कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के आदेश संख्या 6/2//2020-सीएस-।| (एस) दिनांक 24.12.2020 के 
अनुसरण में, राष्ट्रपति विभाग में सहायक अनुभाग अधिकारी, श्री प्रदीप कुमार शर्मा को उनके कार्यभार ग्रहण करने की तारीख अर्थात दिनांक 
28.12.2020 (पूर्वाह्न) से 30.06.2021 तक की अवधि या जब तक पदों को नियमित आधार पर नहीं भरा जाता है, अथवा अगले आदेशों तक 
पूर्णतया तदर्थ आधार पर वेतन मैट्रिक्स के स्तर-08 (रु. 47,600--1,51,100/-) में सीएसएस के अनुभाग अधिकारी के रूप में दिव्यांगजन 
सशक्तिकरण विभाग में नियुक्त करते हैं। 


संजय सिंह, अवर सचिव 


दिनांक 15 फरवरी 2021 


सं. ए-19011/44/2017-स्थापना--कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय आदेश संख्या: 4/5/2020-सीएस-।(डी) 

दिनांक 11.12.2020 के अनुसरण में, राष्ट्रपति विभाग में अवर सचिव, सुश्री मीना कुमारी शर्मा को सीएसएस ग्रेड के उप सचिव के रूप में वेतन 

मैट्रिक्स स्‍्तर-12 (रुपए 78,800-2,09,200) में पूर्णतया तदर्थ आधार पर उनके कार्यभार ग्रहण करने की तारीख अर्थात दिनांक 11.12.2020 

(अपराहन) से दिनांक 30.06.2021 तक या पदों के नियमित आधार पर भरे जाने तक या अगले आदेशों तक, इनमें जो भी पहले हो, के लिए 
नियुक्त करते हैं। 

संजय सिंह, अवर सचिव 


सं. ए-19011/1/2020-स्थापना--कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय आदेश संख्या: 3/6/2020-सीएस-॥ (ए) 
दिनांक 01.01.2021 के अनुसरण में, राष्ट्रपति विभाग में निजी सचिव, सुश्री सुमंगला सजीवन, को सीएसएसएस ग्रेड के प्रधान निजी सचिव के 
रूप में वेतन मैट्रिक्स स्तर-11 (रुपए 67,700--2,08,700) में पूर्णतया Tex आधार पर उनके कार्यभार ग्रहण करने की तारीख अर्थात्‌ 
दिनांक 01.01.2021 (पूर्वाह्न) से दिनांक 31.12.2021 तक या पदों को नियमित आधार पर भरे जाने तक या अगले आदेशों तक, इनमें जो भी 
पहले हो, के लिए नियुक्त करते हैं। 


संजय सिंह, अवर सचिव 


नई दिल्‍ली-110003, दिनांक 4 मार्च 2021 


सं. ए-20011/19/2017-स्था.--कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के आदेश संख्या 6/2/2020-सीएस-। (एस) दिनांक 24.12.2020 के 
अनुसरण में, राष्ट्रपति विभाग में सहायक अनुभाग अधिकारी, श्री मोहित मलिक को उनके कार्यभार ग्रहण करने की तारीख अर्थात 
दिनांक 28.12.2020 (पूर्वाह्न) से 30.06.2021 तक की अवधि या जब तक पदों को नियमित आधार पर नहीं भरा जाता है, अथवा अगले 
आदेशों तक पूर्णतया तदर्थ आधार पर वेतन मैट्रिक्स स्तर-08 (रु. 47,600--1,51,100/-) में सीएसएस के अनुभाग अधिकारी के रूप में 
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग में नियुक्त करते हैं। 


सुनील कुमार महतो, अवर सचिव 


दिनांक 15 मार्च 2021 


सं. ए-19011/5/2017-स्था.--कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के आदेश संख्या 4/6/2018-सीएस-। (डी) (पार्ट) दिनांक 11.12.2020 
के अनुसरण में राष्ट्रपति, विभाग में उप सचिव,श्री कमलेश कुमार झैल को उनके कार्यभार ग्रहण करने की तारीख अर्थात दिनांक 11.12.2020 
(अपराहन) से 31.12.2021 तक की अवधि या जब तक पदों को नियमित आधार पर नहीं भरा जाता है, अथवा अधिकारी के सेवानिवृत्त होने 
तक या अगले आदेशों तक इनमें जो भी पहले हो, के लिए पूर्णतया तदर्थ आधार पर वेतन मैट्रिक्स स्तर-13 (रु: 1,23,100---2,15,900/-) में 
सीएसएस के निदेशक ग्रेड में दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग में नियुक्त करते हैं। 


सुनील कुमार महतो, अवर सचिव 


दिनांक 7 अप्रैल 2021 


सं. ए-190011/42/2017 स्थापना--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने के परिणामस्वरूप सुश्री शकुंतला डौले गामलिन, आईएएस 
(एजीएमयूटी: 1984), सचिव, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग दिनांक 31.03.2021 (अपराहन) से सरकारी सेवा से सेवानिवृत हो गई हैं। 


एस. के. महतो, अवर सचिव 


भाग [— ays 2] भारत का राजपत्र, सितम्बर 11, 2021 (भाद्रपद 20, 1943) 657 


दिनांक 10 जून 2021 


सं. ए-32015/2/2018-स्थापना--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 27 अप्रैल, 2021 के आदेश संख्या. 6/2/2021 सीएस.|(एस) 
के अनुसरण में राष्ट्रपति संघ लोक सेवा आयोग द्वारा अनुभाग अधिकारियों/आशुलिपिकों (ग्रेड-॥/ग्रेड-बी) के लिए सीमित विभागीय प्रतियोगी 
परीक्षा, 2015 के घोषित अंतिम परिणामों के आधार पर प्रत्येक अधिकारी के नाम के सामने उल्लिखित उसके द्वारा नियमित आधार पर कार्यभार 
ग्रहण करने की तारीख से एलडीसीई Bre के तहत वर्ष 2015 के लिए केंद्रीय सचिवालय सेवा (सीएसएस) के अनुभाग अधिकारी ग्रेड के लिए 
चयन सूची में दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के निम्नलिखित अधिकारियों की नियुक्ति करते हैं | 


क्र. सं. | नाम क्रमांक सं. रैंक एएसओ/ वर्तमान कैडर यूनिट नियमित अनुभाग 
(श्री) पीए एसएल | पदनाम अधिकारी के रूप में 
कार्यभार ग्रहण करने 
की तारीख 
01 अजय नागपाल | 00005924 164 | 2010 एसओ (तदर्थ) | एसजे एंड ई 28.04.2021 
(डीईपीडब्ल्यूडी) (पूर्वाहन) 
02 सत्येंद्र नाथ दत्ता | 0003700 274 | 2009 एसओ (तदर्थ) | एसजे एंड ई 05.05.2021 
(डीईपीडब्ल्यूडी) (पूर्वाह्न) 


2. कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 27 अप्रैल, 2021 के आदेश संख्या 6/2/2021-सीएस.। (एस) में यथा निर्धारित उपर्युक्त 
नियुक्ति/पदोन्‍नति न्यायालय के मामलों के परिणाम के अध्यधीन तथा अन्य संबंधित मामलों में किसी भी सक्षम न्यायालय द्वारा पारित किसी भी 
आदेश के अध्यधीन होगी | 


सुनील कुमार महतो, अवर सचिव 


जल शक्ति मंत्रालय 
(जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग) 


नई दिल्‍ली, दिनांक 6 अगस्त 2021 


सं. ए-32012/8/2021-जीडब्ल्यू.--राष्ट्रपति निम्नलिखित वैज्ञानिक ‘st (एचजी), केन्द्रीय भूजल बोर्ड को उनके नाम के आगे 
उल्लिखित तारीख से पे मैट्रिक्स (1,23,100—2,15,900 रुपए) के लेवल-13 में क्षेत्रीय निदेशक (वैज्ञानिक), समूह- 'क' पद के पद पर पदोन्‍नत 
करते हैं। 


क्र. सं. अधिकारी का नाम क्षेत्रीय निदेशक (वैज्ञानिक) के पद पर कार्यभार-ग्रहण करने का तारीख 
1. श्री एस.के. समंता, वैज्ञानिक 'डी' (एचजी) 02.07.2021 (अपराहन) 
2. डॉ. पी.के. जैन, वैज्ञानिक 'डी' (एचजी) 02.07.2021 (पूर्वाहन) 
3. डॉ. पी.के. नायक, वैज्ञानिक 'डी' (एचजी) 02.07.2021 (अपराहन) 
4. श्री पदम कुमार जैन, वैज्ञानिक 'डी' (एचजी) 02.07.2021 (अपराहन) 
5. डॉ. ए. सुब्बुराज, वैज्ञानिक 'डी' (एचजी) 02.07.2021 (अपराहन) 


2. उपर्युक्त पदोन्‍नति माननीय केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, कोलकाता बैंच के समक्ष श्री अमलनज्योति कार द्वारा दायर की गई ओ.ए. 


सं. 1074/2020 और माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर बैंच, राजस्थान के समक्ष डॉ. एस.के. गुप्ता द्वारा दायर की गई डब्ल्यूपी सं. 14916/2020 
के परिणाम के अध्यधीन है। 


ए. के. साहू, अवर सचिव 


658 THE GAZETTE OF INDIA, SEPTEMBER 11, 2021 (BHADRA 20, 1943) [PART I—SEc. 2 


RAJYA SABHA SECRETARIAT 
New Delhi-110 001, the 1st September 2021 


No. R.S.36/1/2017/86-Perl—Shri Desh Deepak Verma, IAS (Retd.), has relinquished the charge of the office of the 
Secretary-General, Rajya Sabha in the afternoon of the 31st August, 2021. 


AMIT KUMAR, Deputy Secretary 


No. R.S./20/2021/89-Perl—On attaining the age of superannuation, Shri Tarun Kumar Dhupar, Executive Officer, 
retired from service with effect from the afternoon of 31st August, 2021. 


AMIT KUMAR, Deputy Secretary 


New Delhi-110001, the 1st September 2021 


No. R.S./20/2021/88-Perl.—On attaining the age of superannuation, Smt. Punam Sahni Director (E&T), retired from 
service with effect from the afternoon of 31stAugust, 2021. 


CHITRA G., Deputy Secretary 


MINISTRY OF FINANCE 
(DEPARTMENT OF REVENUE) 


New Delhi, the 4th August 2021 


No. 42: (F.No. A.12026/16/2020-Ad.I)—The President of India is pleased to appointment the following Indian 
Revenue Service (C&IT) officers as Senior Technical Officer/Technical Officer in the Central Board of Indirect Taxes and 
Customs of this Department from the date mentioned against their names and until further orders, whichever is earlier:— 


SL No. Name of the Officer (S/Shri) Posted as With effect from 

1 Patil Sameer Shivaji Rao, Technical Officer (TRU) 19.11.2020* 
(2016/8495) 

2 Dibyalok Technical Officer (TRU) 16.11.2020* 
(2016/8437) 

3 Nidish Vinayak Singhal Senior Technical Officer | 20.11.2020* 
(2014/7009) (DBK) 


* Date of joining as OSD in the respective charge 


RAJINDER KUMAR, Under Secretary 


No. 47: (F.No. A.19013/22/2020-Ad.D—The President of India is pleased to appoint Shri Sourabh Jain, IRS 
(IT:16060) as Under Secretary [ITA.I], Central Board of Direct Taxes, Department of Revenue on deputation basis for a 
period of three years with effect from 02.08.2021 (AN) or until further orders, whichever is earlier. 


RAJINDER KUMAR, Under Secretary 


The 11th August 2021 


No. 46: (F.No. A.19013/33/2021-Ad.D—The President of India is pleased to appoint Shri Piyush Kumar Ankit, IRS 
(C&IT:2016) as Technical Officer (TRU), Central Board of Indirect Taxes & Customs, Department of Revenue with effect 
from 04.08.2021 (AN) and until further orders, whichever is earlier. 


RAJINDER KUMAR, Under Secretary 


PART I—SEC. 2] THE GAZETTE OF INDIA, SEPTEMBER 11, 2021 (BHADRA 20, 1943) 659 


The 16th August 2021 


No. 48: (F.No. A.19013/31/2021-Ad.I)—The President of India is pleased to appoint Shri Nitin Gupta, IRS 
(C&IT:2016) as Technical Officer (TRU), Central Board of Indirect Taxes & Customs, Department of Revenue with effect 
from 05.08.2021 (FN) and until further orders, whichever is earlier. 


RAJINDER KUMAR, Under Secretary 


The Ist September 2021 


No. 52: (F.No. A.38012/01/2021-Ad.1)—Shri Satish Chandra, an officer of Official Language Service posted as 
Director (Official Language) in the Department of Revenue retired from Government Service on 31.08.2021 (AN) on 
attaining the age of superannuation. 


RAJINDER KUMAR, Under Secretary 


No. 53: (F.No. A.38011/2/2021-Ad.I)—Shri Krishna Mohan Prasad, an officer of the Indian Revenue Service (IT) 
posted as Member, CBDT in the Department of Revenue retired from Government Service on 31.08.2021 (AN) on attaining 
the age of superannuation. 


RAJINDER KUMAR, Under Secretary 


No. 54: (F.No. A. 38011/5/2021-Ad.D—Ms. Anu J Singh, an officer of the Indian Revenue Service (IT) posted as 
Member, CBDT in the Department of Revenue retired from Government Service on 31.08.2021 (AN) on attaining the age of 
superannuation. 


RAJINDER KUMAR, Under Secretary 


No. 55: (F.No. A.38011/3/2021-Ad.I)—Shri Om Prakash Dadhich, an officer of Indian Revenue Service (C&CE) 
posted as Member, CBIC in the Department of Revenue retired from Government Service on 31.08.2021 on attaining the age 
of superannuation. 


RAJINDER KUMAR, Under Secretary 


The 2nd September 2021 


No. 56: F.No. A-19011/ 13 /2021-Ad.I.—The President of India is pleased to appoint Ms. Pragya Sahay Saksena, 
IRS (IT:87004) as Member of the Central Board of Direct Taxes (CBDT) in the Department of Revenue, Ministry of Finance 
in the level 17 of the pay matrix हैं 2,25,000/- with the status of Special Secretary to the Government of India with effect from 
01.09.2021 and until further orders or her superannuation, whichever is earlier. 


RAJINDER KUMAR, Under Secretary 


No. 57: (F.No. A.19011/6/2021-Ad.1I)—The President of India is pleased to appoint Shri J.B. Mohapatra, 
IRSCUT:85031), as Chairman, Central Board of Direct Taxes (CBDT) in the Department of Revenue, Ministry of Finance in 
the level 17 of the pay matrix हैं 2,25,000/- with the status of Special Secretary to the Government of India with effect from 
01.09.2021 and until further orders or his superannuation, whichever is earlier. 


RAJINDER KUMAR, Under Secretary 


660 THE GAZETTE OF INDIA, SEPTEMBER 11, 2021 (BHADRA 20, 1943) [PART I—SEc. 2 


DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY 
Mumbai-400 001, the 2nd September 2021 
No. 6(2920)/2021-Adm/10317.—The President is pleased to appoint Smt. Prasanna Chandrasekhar, Senior Private 


Secretary (Level- 9 of Pay Matrix), AERB, Mumbai as Principal Private Secretary (Level-11 of Pay Matrix) in DAE 
Secretariat., Mumbai with effect from the forenoon of 25th August 2021 until further orders. 


ASHOK B. GERIRA, Under Secretary 


No. 6(2921)/2021-Adm/10318.—The President is pleased to appoint Smt. Priscilla Fernandes, Senior Private 
Secretary (Level- 9 of Pay Matrix), HWB, Mumbai as Principal Private Secretary (Level-11 of Pay Matrix) in DAE 
Secretariat, Mumbai with effect from the forenoon of 27th August 2021 until further orders. 


ASHOK B. GERIRA, Under Secretary 


MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT 
[DEPARTMENT OF EMPOWERMENT OF PERSONS WITH DISABILITIES (DIVYANGJAN)] 


New Delhi, the15th April 2021 


No. A-19011/1/2021-Estt.—In pursuance of Department of Personnel and Training (DoPT)’s communication No. 
36/01/2021-EO(SM-D dated 06th April, 2021, the President is pleased to appoint Ms. Anjali Bhawra, IAS (PB: 1988) to the 
post of Secretary, Department of Empowerment of Persons with Disabilities (Divyangjan), Ministry of Social Justice and 
Empowerment w.e.f. 08th April, 2021(FN). 


SITARAM YADAV, Deputy Secretary 


New Delhi-110003, the 12th February 2021 


No. A-20011/43/2017-Estt.—In pursuance of Department of Personnel & Training’s Order No. 6/2/2020-CS-I(S) 
dated 24.12.2020, the President is pleased to appoint Shri Pradeep Kumar Sharma, Assistant Section Officer in the 
Department to Section Officer Grade of CSS in the Pay Matrix Level -8 (Rs. 47,600-1,51,100/-) on purely adhoc basis from 
date of assumption of charge i.e. 28.12.2020 (FN) for a period up to 30.06.2021 or till the posts are filled up on regular basis, 
or until further orders whichever is earlier. 


SANJAY SINGH, Under Secretary 


The 15th February 2021 


No. A-19011/44/2017-Estt——In pursuance of Department of Personnel & Training’s Order No. 4/5/2020-CS-I(D) 
dated 11.12.2020, the President is pleased to appoint Ms. Meena Kumari Sharma, Under Secretary in the Department to 
Deputy Secretary Grade of CSS in the Pay Matrix Level -12 (Rs. 78,800-2,09,200/-) on purely ad-hoc basis from the date of 
assumption of charge i.e. 11.12.2020 (AN) for a period up to 30.06.2021 or till the posts are filled up on regular basis, or until 
further orders whichever is earlier. 


SANJAY SINGH, Under Secretary 


No. A-19011/1/2020-Estt—In pursuance of Department of Personnel & Training’s Order No. 3/6/2020-CS-II(A) 
dated 01.01.2021, the President is pleased to appoint Ms. Sumangala Sajeevan, Private Secretary in the Department to 
Principal Private Secretary Grade of CSSS in the Pay Matrix Level -11 (Rs. 67,700-2,08,700/-) on purely ad-hoc basis from 
the date of assumption of charge i.e. 01.01.2021 (FN) for a period up to 31.12.2021 or till the posts are filled up on regular 
basis, or until further orders whichever is earlier. 


SANJAY SINGH, Under Secretary 


PART I—SEC. 2] THE GAZETTE OF INDIA, SEPTEMBER 11, 2021 (BHADRA 20, 1943) 661 


New Delhi-110003, the 4th March 2021 


No. A-20011/19/2017-Estt—In pursuance of Department of Personnel & Training’s Order No. No.6/2/2020- 
CS-I(S) dated 24.12.2020, the President is pleased to appoint Shri Mohit Malik, Assistant Section Officer in the Department 
to Section Officer Grade of CSS in the Pay Matrix Level -8 (Rs. 47,600—1,51,100/-) on purely adhoc basis from date of 
assumption of charge i.e. 28.12.2020 (FN) for a period up to 30.06.2021 or till the posts are filled up on regular basis, or until 
further orders whichever is earlier. 


SUNIL KUMAR MAHTO, Under Secretary 


The 15th March 2021 


No. A-19011/5/2017-Estt—In pursuance of Department of Personnel & Training’s Order No. 4/6/2018-CS.I (D) 
(pt.) dated 11.12.2020, the President is pleased to appoint Shri Kamlesh Kumar Jhell, Deputy Secretary in the Department to 
Director Grade of CSS in Level 13 of Pay Matrix (Rs. 1,23,100-2,15,900/-) on purely ad-hoc basis from the date of 
assumption of charge i.e. 11.12.2020 (AN) for a period up to 31.12.2021 or till the posts are filled up on regular basis, or until 
the officer is retired or until further orders whichever is earlier. 


SUNIL KUMAR MAHTO, Under Secretary 


The 7th April 2021 


No. A-19011/42/2017-Estt—Consequent upon her attaining the age of superannuation, Ms. Shakuntala Doley 
Gamlin, IAS (AGMUT: 1984), Secretary, Department of Empowerment of Persons with Disabilities (Divyangjan) has retired 
from Government Service with effect from 31.03.2021 (AN). 


SUNIL KUMAR MAHTO, Under Secretary 


The 10th June 2021 


No. A-32015/02/2018-Estt:—The President is pleased to appoint the following officers of the Department of 
Empowerment of Persons with Disabilities (Divyangjan), Ministry of Social Justice & Empowerment in the Select List for 
the Section Officer’s Grade of Central Secretariat Service (CSS) for the year 2015 against the LDCE quota, on the basis of 
final results declared by UPSC for the SOs/Stenos (Gr.I/Gr.B) Limited Departmental Competitive Examination, 2015, with 
effect from the date of assumption of charge mentioned against each on regular basis, in pursuance of Department of 
Personnel & Training’s Order No. 6/2/2021-CS.1(S) dated 27th April, 202 1:— 


S.No. Name Roll No. Rank | ASO/PA Present Cadre Date of 
(Shri) SL Designation Unit assumption of 
charge as 
regular SO 
01 Ajay Nagpal 00005924 164 2010 so SJ&E 28.04.2021 
(ADHOC) | (DEPwD) (FN) 
02 Satyendra 0003700 274 2009 so SJ&E 05.05.2021 
Nath Dutta (ADHOC) (DEPwD) (FN) 
Qe The above said appointment/promotion would be subject to the outcome of the Court cases and also subject to any 


order passed by any competent courts in any other connected matters, laid out in the Department of Personnel & Training’s 
O.M No. 6/2/2021-CS.1(S) dated 27th April, 2021. 


SUNIL KUMAR MAHTO, Under Secretary 


662 THE GAZETTE OF INDIA, SEPTEMBER 11, 2021 (BHADRA 20, 1943) [PART I—SEc. 2 


MINISTRY OF JAL SHAKTI 
(DEPARTMENT OF WATER RESOURCES, RIVER DEVELOPMENT & GANGA REJUVENATION) 


New Delhi, the 6th September 2021 


No. 32012/8/2021-GW.—The President is pleased to promote the following Scientist “D’(Hg), Central Ground 
Water Board, to the post of Regional Director(Scientific), Group-‘A’ post, in Level-13 of the Pay Matrix (Rs. 1,23,100- 
2,15,900), with effect from the date mentioned against their names:— 


SL No. | Name of the Officer Date of charge assumption to the post of 
Regional Director(Scientific) 

1 Shri 5.1९, Samanta, Scientist ‘D’(Hg) 02.07.2021(A/N) 

2 Dr. P.K. Jain, Scientist ‘D’(Hg) 02.07.2021(F/N) 

3. Dr. P.K. Naik, Scientist ‘D’(Hg) 02.07.2021(A/N) 

4 Shri Padam Kr. Jain, Scientist 12 02.07.2021(A/N) 

5 Dr. A. Subburaj, Scientist “D’ 02.07.2021(A/N) 


2. The above promotion is subject to the outcome in O.A. No. 1074/2020 filed by Shri Amlanjyoti Kar before Hon’ble 
CAT, Kolkata Bench and WP No. 14916/2020 filed by Dr. S.K. Gupta before the Hon’ble High Court, Jaipur Bench, 
Rajasthan. 


A. K. SAHOO, Under Secretary 


महाप्रबंधक, भारत सरकार मुद्रणालय, free रोड, नई ferci-110002 द्वारा अपलोड Ud प्रकाशन नियंत्रक, दिल्‍ली-110054 द्वारा ई-प्रकाशित 
UPLOADED BY GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI-110002 
AND E-PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054 वश: 


NANANTI 
KUMAR. 


